निस्ट्री की . 221 


REGISTERED No. D . 221 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India . 


असाधारण 


EXTRAORDINARY 


भाग II - खण -- उपमण ( 1 ) 
PART II Section 2 Sub- section (1 ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


मं० 138 ] 
No . 138 ] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 9, 1972/ फाल्गम 19, 1893 
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 9, 1972 /PHALGUNA 19, 1893 


- 


- 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 


Separate paging is given to this part in ordor that it may be filled 

48 # separate compilation 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 9th March 1972 
S . O . 182 ( E ). - - The following Order made by the President on the 8th March , 
1972 Is published for general information :- - 
THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES (REMOVAL OF ĐIFFICULTIES 

ORDER NO. 6 
In exercise of the powers conferred by section 56 of the Government of Union 
Territories, Act; 1963 (20 of 1963 ) , the President hereby imakes the following Order , 
namely : -- 
- H. ( 1 ) This ; Qrder may be called the Government of Unionu - Tørritories (Removal 
of Difficulties Order Nork 

( i It shall come into forces at once 


1 


4 


. 


. 


. 


. 


. " 


( 453 ) 


454 


THE GAZETIE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PAur II 


- 


- 


- -- 


- 


all 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . . . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


। । 


2 . The Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950 ) , shall bave effect 
subject to the following modifcation , namely : 

In the Second Schedule to the said Act, under the heading " II . UNION TERRI 
TORIES " , After itein 4 and the entries relating thereto , the following shall be 
inserted, namely : -- 
" 3 . Mizoram 

. . . . . . . . . . . . 30 , . . . . . . 
3. The Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) , shall have effect 
subject to the following molliſcation , namely : - - 

In section 15 of the said Act, after sub -section ( 1 ), the following proviso shall 
be inserted, namely : -- 
" Provided that a general election shall also be held 1 ir the purpose of cons 

tituting in due time the Arst Legislative Assembly for the Union 

Territory of Mizoram in accordance with law ." 
4 . For each of the Assembly constituencies of the Union territory of Mizoram 
which is delimited under section 43A of the Government of Union Territories Act , 
1963 ( 20 of 1963) , the electoral roll shall, for the purposes of the Representation 
of the People Act, 1950 ( 43 of 1950 ) , be prepared by putting together so much of 
the electoral rolls for the Assembly constituencies of the State of Assam as relates 
to the area or part thereof which , as from the 21st day of Jeauary , 1972 , 18 com 
primed within that Assembly constituency of the Union territory of Mizoram and 
the electoral rolls so prepared shall be the electoral roll for that Assembly cuns 
tituency . 

V. V . GIRI, 

President. 


[ No . 11 / 13 / 72-SR. ! 

K . R. PRABHU, It. Secy, 
गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1972 
का० प्रा० 1 82 ( अ ).- - राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 8 मार्च, 1972 को बनाया गया निम्न 
लिखित प्रादेश सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है । 

संघ राज्य क्षेत्र शासन ( फठिनाइयों का निराकरण ) प्रादेश सं० 6 

राष्ट्रपति, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 ( 1983 का 20 ) की धारा 56 मारा 
प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित प्रावेश एतद्द्वारा करते हैं, अर्थात् : 

1. ( 1) इस आदेश का नाम संघ राज्य क्षेत्र शासम (कठिनाइयों का निराकरण ) मादेश 
संख्या 6 होगा । 

( 2 ) यह तुरन्त प्रभावी होगा । 

2 मिम्मलिखित उपान्तरण के अधीन रहते हुए , सोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 ( 1950 
का 43 ) मा प्रभाव होगा , प्रति : 

उपन्न प्रतिनियम की रिलीय प्रभूची में “II संघ राज्य मेव " शीर्षक के नीचे मब बार 

उमषे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मन्तःस्थापित किया जाएगा , 
पर - 
" . मोजोरम , . . . . 


Sec. 3 ( )] 


THE GAZETI E OF INDIA EXTRAORDINARY 


455 


- -- - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


3. निम्नलिखित उपान्तरण के अधीन रहते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 
का 43 ) का प्रभाव होगा , अर्थात् :- - 

उक्त अधिनियम की धारा 15 मे , उप -धारा ( 1 ) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुफ अन्त.. 

स्थापित किया जाएगा , अर्थात : 
" परन्तु, सम्यक् समय मे , विधि के अनुसार मीज़ोरम संघ राज्य क्षेत्र के लिए प्रथम 

विधान सभा के गठन के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन भी किया जाएगा । " 
4. मीज़ोरम सष राज्य क्षेत्र के सभ निर्वाचन क्षेत्रो में प्रत्येक के लिए , जो संघ राज्य क्षेत्र 
शासन अधिनियम , 1963 ( 1963 का 20 ) की धारा 43- के अधीन परिसीमित किया गया है , 
निर्वाचन नामावलि , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 ( 1950 का 43 ) के प्रयोजनो के लिए असम 
राज्य के सभीनिर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचन नामावलिमों के , जो उस क्षेत्र मे या उसके भाग से सम्बन्धित हो , 
उतने भाग को एकत्रित करके बनाई जाएगी, जो 21 जनवरी, 1972 से , मीज़ोरम सब राज्य क्षेत्र के उम 
सभीनिर्वाचन क्षेत्र के भीतर अन्तविष्ट हो , और इस प्रकार नायी गईनिर्वाचन नामालियां उन सी 
निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन नामावलि होगी । 

व० ० गिरि , 

राष्ट्रपति । 


[ सं० 11/13/ 72 -- एस० प्रार० ] 

के० प्रार० प्रभु , संयुक्त सचिव । 


MRC FUD BY THE GOVERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLISH PY THE MANAGER OF PUBLICATIONS , DELHI , 1972 


